रजिस्ट्री सं . गे. एल .-33004 / 93 


REGD . NO . D. L.-33004 / 93 


- 


- 


- - - 


ME 


1 

....-.: :1": 

.- 


. 


कम्पपी 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II खण्ड 3 - उप- खण्ड (i ) 
PART II - Section 3 - - Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

- . - - - -- - - - - 
नई दिल्ली , शुक्रवार, जनवरी 28 , 1994/ माघ 8, 1915 
NEW DEI. HI, FRIDAY, JANUAL Y 28, 1994/ MAGHA 8, 1915 


- - 


- - - 


- - - - - 


- 


सं . 35 
No. 35] 


- 


- 


- - 


- 


श्रम मंत्रालय 


मधिसूचना 


नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1994 


सा . का . नि . 40 ( अ ) - -- कोयला खान विनियम , 1957 का और संशोधन करने के लिये 
कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारून , जिसे केन्द्रीय सरकार , खान अधिनियम 1952 
( 1952 का 35 ) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए बनाना चाहती 
है , उक्त अधिनियम की धारा 53 की उपधारा ( 1 ) की अपेक्षानुसार , उन सभी 
व्यक्तियों की जानकारी के लिये , जिनके उसमें प्रभावित होने की संभावना है , प्रकाशित 
किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप के संबंध में इस अधिसचना 
के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति पर विचार 
किया जायेगा । 


248 GI / 94 


( 1) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 30)] 


म . - . .-- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


2. किन्हीं पा क्षेपों या सुझावों पर , जो सचिव , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली को भेजे . 
जा सकते हैं और जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व उक्त प्रारूप के संबंध में 
किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करगी । 


प्रारूप विनिमन 
___ 1. ( 1 ) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कोयला खान ( संशोधन ) विनियम, 1992 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवन होंगे । 

2. ( 1 ) कोयला खान विनियम , 1957 के विनियम 11 में , उप -विनियम ( 1 ) के 
परन्तुक के खंड ( ग ) का लोप किया जायगा । 

( 2 ) उप-विनियम ( 12 ) में , निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अथान् :-- - 
" परन्तु यदि किसी बैठक में यथापूर्वोक्न गगपूर्ति नहीं है तो बैठक स्वत: ही सात 
दिन पश्चात की तारीख को या यदि उस दिन सार्वजनिक छटटो है तो अगले कार्य 
दिवस के लिये स्थगित हो जायेगो और स्थगिन बैठक के लिय समय , स्थान और 
कार्यसूची अपरिवर्तित रहेगी, । नब ऐसी बैठक में इस बात को विचार में लाए 
बिना कि उसमें कितने सदस्य हाजिर हैं , काम का निपटारा विधिपूर्ण होगा । " 


[ फा . सं . एस -62012/ 1/ 91- प्राई . एस . एच . -II ] 

आर . टी . पाण्डेय, उप सचिव 


MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th January, 1994 
G . S .R . 40 ( E ) . — The following draft of certain regulations further to amend 
the Coal Mines Regulations, 1957, which the Central Government proposes to 
make , in exercise of the power s conferred by Section 57 of the Mines Act, 1952 
( 35 of 1952 ) , is hereby published as required by sub -section ( i) of section 59 
of the said Act , for information of all persons likely to be affected thereby , and 
notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on 
the expiry of a period of three months from the date of publication of this 
notification in the Official Gazetta . 

2 . Any objections or suggestions which may be addressed to the Secretary , 
Ministry of Labour, New Delhi and which may be received from any person 


[477 II - 98 3 (1) ] 

भारत का राजपन्न : असाधारण 
E - - -- - - - - - - - - - - - - -- - --- -- - - - --- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - 
with respect to the said draft before the period so specified will be considered 
by the Central Government. 

DRAFT NOTIFICATION 
1. (1 ) These regulations may be called the Coal Mines (Amendment) 

Regulations, 1992. 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the 

Official Gazette . 


2 . ( 1) In regulation 11 , the Coal Mines Regulations, 1957, in sub 

regulation ( 1 ) , the proviso to Clause ( c ) shall be Omitted. 
( 2 ) into sub -regulation ( 12 ) , the following proviso shall be added , 

namely : 
" Provided that if at any meeting there is no quorum as aforesaid , the 

mceting shall automatically stand adjourned to a date which is seven 
days later or if that day is a public holiday to the next working 
day , and the time, place and agenda for the adjourned meeting 
shall remain unchanged . It shall thereupon be lawful to dispose of 
the business at such meeting irrespective of the number of members 
attending," 


[ F . No. S -620121191- ISH - 11] 

R . T . PANDEY , Dy. Secy . 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- - - 


-- 


- 


- - 


- - 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Maya Puri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 , 1994 


